रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004/99 


REGD . No. D. L. - 33004/ 99 


भारत की 

राजपत्र 


The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल.- अ .- 24092020-221945 

CG - DIL - E - 24092020-221945 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 260 ] 
No. 260 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24 , 2020 / आश्विन 2 , 1942 
NEW DELHI, THURSDAY , SEPTEMBER 24 , 2020 /ASVINA 2 , 1942 


गृह मंत्रालय 


2 . 


शोक संदेश 

नई दिल्ली , 24 सितंबर , 2020 
सं . 3 / 4 / 2020 -पब्लिक . - श्री सुरेश सी . अंगड़ी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, भारत 
सरकार का दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई 
दिल्ली में निधन हो गया । 

1 जून , 1955 को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के केके कोप्पा गांव में जन्मे , श्री 
अंगड़ी ने एस.एस.एस. समिति कॉलेज , बेलगावी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके 
बाद राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगावी से कानून की डिग्री प्राप्त की । 
3. वह 1996 में भारतीय जनता पार्टी की बेलगावी जिला इकाई के उपाध्यक्ष बने। 2001 
में उन्हें बेलगावी जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और 2004 में 
बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने 
तक वह इस पद पर बने रहे। वह मतों के बड़े अंतर से जीतकर 14 वीं लोकसभा के सदस्य 
बने। वह 2009 , 2014 और 2019 में बेलगावी से लोकसभा के लिए पुन : निर्वाचित हुए । 


4486GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


4. उन्होंने खाद्य , उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास ; और 
रक्षा की स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में तथा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति 
के सदस्य के रूप में कार्य किया । उन्होंने संसद सदस्यों के पेंशन , वेतन और भत्तों की संयुक्त 
समिति ; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति , सदन समिति और याचिका समिति के सदस्य 
के रूप में भी कार्य किया । श्री अंगड़ी मई, 2019 में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बने। 
5. उनकी उद्योग , कृषि और गरीबों के लिए शिक्षा में विशेष रुचि थी और वह अनेक 
सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहे। वर्ष 2009 से वह सुरेश अंगड़ी 
एजुकेशन फाउंडेशन , बेलगाम के अध्यक्ष थे । उन्हें पढ़ने और भ्रमण का शौक था । 
6. श्री अंगड़ी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे । उनके निधन से , राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता और 
पुण्यात्मा को खो दिया है । राष्ट्र एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद , प्रतिष्ठित सांसद और 
कुशल प्रशासक के रूप में श्री सुरेश अंगड़ी की सेवाओं की सराहना करता है । वह अपने पीछे 
पत्नी और दो पुत्रियों को छोड़कर गए हैं । 
7. संपूर्ण राष्ट्र उनके असामयिक निधन पर अपनी गहरी पीड़ा और दुख व्यक्त करता है 
तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है । 


अजय कुमार भल्ला , गृह सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


OBITUARY 


New Delhi, the 24th September, 2020 
No.3 / 4 /2020 - Public . — Shri Suresh C. Angadi , Union Minister of State for Railways 
died in AIIMS , New Delhi on 23rd September , 2020 . 
2 . 

Born on 1st June , 1955 at KK Koppa village in Belagavi District of Karnataka 
State, Shri Angadi completed his graduation from S.S.S. Samithi College , Belagavi and 
thereafter obtained a degree in Law from Raja Lakhamgouda Law College , Belagavi. 
3 . 

He became Vice - President of Belagavi District Unit of Bhartiya Janata Party in 
1996. He was nominated as President of the Belagavi District Unit in 2001 and continued to 
hold that post until he was nominated as Party s candidate for the Belagavi Lok Sabha 
Constituency in 2004. He won by a large margin and became a member of the 14t " Lok 
Sabha. He was re - elected to the Lok Sabha from Belagavi in 2009 , 2014 and 2019 . 
4 . 

He served as Member , Standing Committee on Food , Consumer Affairs and 
Public Distribution ; Human Resources Development; and Defence as well as Member , 
Consultative Committee, Ministry of Finance . He also served as Member of the Joint 
Committee on Pension , Salaries and Allowances for Members of Parliament; the Advisory 
Committee on Central Direct Taxes, the House Committee and the Committee on Petitions. 
In May, 2019 , Shri Angadi became Union Minister of State for Railways . 
5 . 

He was involved in many social and cultural activities with special interest in 
industry, agriculture and education of the poor . He was also Chairman , Suresh Angadi 
Education Foundation , Belgaum since 2009. He was fond of reading and travelling. 


[ HTV IGUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


6 . 

Shri Angadi was a true nationalist. In his passing away , the nation has lost an 
eminent leader and a noble soul . The nation places on record its appreciation of Shri Suresh 
Angadi s services as a social worker, an educationist, a distinguished parliamentarian and an 
able administrator. He is survived by his wife and two daughters. 
7 . 

The entire Nation expresses its deep sense of loss and grief on his untimely 
demise and extends its heartfelt condolences to the bereaved family. 


AJAY KUMAR BHALLA , Home Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


MANOJ KUMAR Digitally signed by MANCU 
VERMA 


KUMARVERMA 
Date : 20200924 22:13:24 
+ C5 30 


